निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 भाद्र 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 647 ) पटना , शुक्रवार , 3 सितम्बर 2010 


निर्वाचन विभाग 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

3 सितम्बर 2010 
सं0 बी01 - 3 - 20 / 2010 - 18 — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम - 1951 की धारा - 160 से लेकर धारा 165 तक के अंतर्गत 
निर्वाचन प्रयोजन के लिए परिसर, यानों आदि का अधिग्रहण करने , इस हेतु मुआवजे की रकम का निर्धारण करने, इस बारे में संबंधित 
व्यक्ति से वांछित जानकारी प्राप्त करने, किसी परिसर आदि में प्रवेश करने एवं उनके निरीक्षण करने, अधिगृहीत परिसर से बेदखल करने 
तथा अधिग्रहण से परिसर को मुक्त करने हेतु राज्य सरकार को शक्तियाँ प्रदत्त हैं । इसी अधिनियम की धारा 166 में राज्य सरकार द्वारा 
इन शक्तियों का प्रयोग करने हेतु किसी पदाधिकारी या किसी वर्ग के पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने का प्रावधान है । निर्वाचनों के 
समुचित संचालन हेतु यह आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा इन शक्तियों को उचित स्तर पर प्रत्यायोजित किया जाये । 

अतः बिहार के राज्यपाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 160 तथा धारा 162 
से लेकर धारा 165 तक के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करते है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

सुधीर कुमार राकेश, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 647 -571 + 500-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


